1121 


3 ) 


RAL SECRET . . 


रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED No . 0 - 222 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं० 15 ] 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई विस्ती, शनिवार , अप्रैल 12, 1969 ( चैत्र 22, 1891 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 12 , 1969 ( CHAITRA 22 , 1891 ) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मसग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paging is given to this part in ordor that it may be filled as a soparato compilation 


No . 15 ] 


- 


- - 


- 


भाग III - खण 4 

( PART III - SECTION 4) 
विषिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचमाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है 
(Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices 

issued by Statutory Bodies ) 


समय के लिए अध्यक्ष के कार्य निष्पादित करने के लिए नियुक्त 
किया गया हो ) में निहित होगी जो इन विनियमों को लागू करने के 
लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुदेश जारी करने का प्राधिकार देगा । 

परिभाषाएं 
विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन विनि 
यमों में -- 
( 1 ) फिसी कर्मचारी के संबंध में औसत वेतन का अर्थ 

है ( क ) उस पर लागू मूल वेतन , जिसकी यहां व्याख्या 
की गई है , ( ख ) स्थानापन्न वेतन , ( ग ) विशेष वेतन , 
( घ ) वैयक्तिक वेतन , और ( अ ) कोई अन्य परि 
लब्धियां जिन्हें निगम ने वेतन के रूप में वर्गीकृत किया 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
[ औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का xv ) 

के अधीन निगमित ] 
नई दिल्ली , दिनांक 3 अप्रैल 1969 

मारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
( कर्मचारियों को उपवाम की अदायगी ) 

विनियम 1968 
सं० एडमिन० 180/ 69--- - 8466 - - औद्योगिक वित्त 
निगम अधिनियम 1948 ( 1948 का xv ) की धारा 
43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय 

औद्योगिक वित्त निगम (जिसे आगे "निगम " कहा गया है ) के 
संचालक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के 
बाद और भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित 
विनियम बनाए हैं जो इस प्रकार है--- 

संक्षिप्त शीर्षक और लागू होने की तारीख 
1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
( कर्मचारियों को उपदान की अदायगी ) विनियम 1968 कहा 
जाएगा । 
( 2 ) ये जनवरी , 1968 के पहले दिन से लागू माने जाएंगे । 

निर्वचन की शक्ति 
2 . इन विनियमों के निर्वचन की शक्ति निगम के अध्यक्ष 
( इस अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो औद्योगिक 
वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 13 ( क ) के अधीन कुछ 
19GI/ 69 


हो , 


( 2 ) “ सेवानिवृत्ति की तारीख का अर्थ है 
( क ) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो उसकी सेवा 

की शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त होता है या 
सेवानिवृत्त किया जाता है, वह तारीख जिसको 
यह इस प्रकार से सेवानिवृत्त होता है या सेवा 

निवृत्त किया जाता है ; और 
( ख ) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में वह तारीख 

जिससे यह निगम की सेवा में नहीं रहता है ; 
और “ सेवानिवृत्ति का मास अभिव्यक्ति का अर्थ भी इसी 
के अनुसार माना जाएगा । 


( 211 ) 


212 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 12 , 1969 (CHAITRA 22 , 1891) 


[ PART III - SEC. 4 


दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम यस वर्ष की सेवा नहीं की है , 
बशर्ते कि - - 

(i ) निगम की सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है ; 


या 


3. वेतन का अर्थ है 
( क ) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति 

की तारीख से ठीक पहले बारह महीने या इससे अधिक 
अवधि तक लगातार छुट्टी पर रहा हो , उस तारीख को 
उसका मूल वेतन या जिस महीने यह छद्री पर गया हो 
उस महीने से ठीक पहले बारह पंचांग महीनों में ड्यूटी 
पर रहते हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन , इनमें 
से जो भी अधिक हो , 
किसी अन्य मामले में उसकी सेवानिवृत्ति की 
तारीख को उसका मूल वेतन या सेवानिवृत्ति के महीने 
के ठीक पहले बारह पंचांग महीनों में ड्यूटी पर रहते 
हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन, इनमें से जो भी 

अधिक हो । 
( 4 ) किसी कर्मचारी के संबंध में मूल वेतन का अर्थ है वह 

वेतन जिसके लिए वह उस वेतनमान के वेतन का पात्र 

है जो उसके मूल पद पर लागू होता है । 
( 5 ) "निगम में सेवा " में --- 
( क ) किसी कर्मचारी के पुष्टीकरण से ठीक पहले की 

उसकी लगातार अस्थायी सेवा की अवधि 

शामिल है। 
( ख ) वह अवधि शामिल है जिसके दौरान कोई कर्म 

चारी ड्यूटी पर रहा है अथवा सक्षम प्राधिकारी 

द्वारा विधिवत् प्राधिकृत छुट्टी पर रहा है। 
( ग ) ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान 

कोई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है या 
स्वीकृत छुट्टी से अधिक दिन अनुपस्थित रहा है 
बशर्ते कि ऐसी छुट्टी सक्षम प्राधिकारी ने विशेष 
रूप से स्वीकृत न की हो । 


( ii ) शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के फलस्वरूप 

प्रमाणित स्थायी अक्षमता के कारण वह सेवानिवृस 
हो जाता है या उससे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा 
जाता है अथवा स्थापना में कमी के कारण उसकी नियुक्ति 
समाप्त कर दी जाती है । 

स्वीकार्य राशि 
6. विनियम 5 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
किसी कर्मचारी को स्वीकार्य उपदान की राशि इस प्रकार होगी- - - 
( क ) निगम में की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक 

महीने के वेतन के बराबर राशि लेकिन यह राशि पन्द्रह 
महीने के वेसन या चौबीस हजार रुपये — इनमें से जो 

भी कम हो - से अधिक नहीं होगी ; और . 
( ख ) तीस वर्ष से अधिक निगम में की गई सेवा के प्रत्येक 

पूरे वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर अति 
रिक्त राशि । 

विशेष मामलों में कम राशि की अदायगी 
7. पूर्ववर्ती विनियमों में उल्लिखित किसी बात के होते हुए 
भी ,किसी कर्मचारी को देय उपदान की राशि का निर्धारण करते समय 
निगम उस कर्मचारी की अध्यक्षता या सदाचार के कारण निगम को 
हुई किसी वित्तीय हानि को ध्यान में रख सकता है और उपदान की 
घटी हुई राशि दे सकता है ; 

परन्तुक यह कि पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन सामान्यतया 
स्वीकार्य उपदान की राशि और इस प्रकार से घटाई गई उपदान की 
राशि का अन्तर निगम को हुई वित्तीय हानि की राशि से अधिक नहीं 
होगा । 

कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवायगी 
8. उपदान प्राप्त करने से पूर्वकिसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने 
की स्थिति में स्वीकार्य उपदान की राशि की अदायगी इस प्रकार 
की जाएगी 
( क ) उस व्यक्ति को जिसे कर्मचारी ने भारतीय औद्योगिक 

वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 
15 के अधीन नामित किया हो और यदि एक से अधिक 
व्यक्ति इस प्रकार से नामित हों तो उन व्यक्तियों को 
उपदान की राशि उस अनुपात में वितरित की जाएगी 
जिस अनुपात में कर्मचारी ने अपनी निर्वाह निधि में 

जमा राशि वितरित की हो ; और 
( ख ) यदि इस प्रकार का कोई नामन नहीं किया गया हो या 

जारी न हो तो इस बात का निर्धारण निगम का अध्यक्ष 
करेगा कि उपधान की राशि किस व्यक्ति या किन 
व्यक्तियों को अदा की जाए और राशि किस अनुपात में 
वितरित की जाए । 


दिए आने की शर्ते 
4. अनवर्ती विनियमों में दी गई शर्तों और अन्य उपबंधों के 
अधीन निगम में सेवा की समाप्ति पर किसी स्थाई कर्मचारी को या 
उपदान प्राप्त करने से पूर्व किसी स्थाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की 
स्थिति में जैसा कि विनियम 8 में निर्धारित किया जाय - - उपदान 
दिया जाएगा , किन्तु इन विनियमों से यह अर्थ न लिया जाय कि 
किसी ऐसे कर्मचारी को कोई अधिकार या लाभ प्राप्त होगा जिसकी 
निगम में सेवा किसी ऐसी संविदा द्वारा शासित है जिसमें इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी सेवा एक विशिष्ट अवधि के लिए 


. किन स्थितियों में स्वीकार्य नहीं होगा 
5. ( 1 ) किसी ऐसे कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के 
मामले में कोई उपदान नहीं दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम 
दस वर्ष की सेवा नहीं की है ; 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए 
भी , किसी कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान 


PART II _ SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 12, 1969 ( CHAITRA 22, 1891 ) 


213 


निगम के उन कर्मचारियों को उपनाम देने के संबंध में बोर्ड 
की शक्तियां जो 1-7-1985 को या इसके बाद सेवा में नहीं रहे 

9. बोर्ड अपने विवेक से किसी ऐसे कर्मचारी को उपदान की 
उतनी राशि दे सकता है जो इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य राशि 
से अधिक नहीं होगी , जो जुलाई, 1965 के पहले दिन या इसके बाद 
निगम की सेवा में नहीं रहा, बशर्ते कि उस दिन यदि ये विनियम लागू 
होते तो वह इन विनियमों के अधीन उपदान का पात्र होता । 

आर० के० चौधरी , 
कृत महाप्रबंधक 


जाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है । 
यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक 
दिया गया है । उपनिदेशक , डाक - जीवन बीमा , कलकत्ता को 
बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने अधिकार दे 
दिए गए हैं । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी 
के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करे । 


___ सं० 25/ 8/ 89- एल०आई०--- फकीर चन्द मलिक की 
क्रमांक 97286 - पी० दिनांक 1 - 10-- 63 को 2000/ - रुपए 
की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके संरक्षण से गुम हो गई है । यह 
सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया 
है । उप -निदेशक , डाक -जीवन बीमा , कलकत्ता को बीमेदार के नाम 
पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं । 
जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में 
कोई लेन- देन न करे । 


साफ पतार विभाग 
शाक - सार महानिदेशक का कार्यालय 
नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1969 

सूचनाएं 
सं० 25/ 4/ 69-एल० आई० -- श्री बल्लव नन्द मिश्रा की 
क्रमांक 60705-सो० दिनांक 10- 12- 54 की 2,000 रु . की 


वी० ई० अरूनाचलम , 
निदेशक ( डाक जीवन बीमा तथा शिकायत ) 


RESERVE BANK OF INDIA 

Contral Office 
(Department of Accounts and Expendtlure) 

Bombay - 1 , the 24th February 1969 


STATE BANK OF INDIA 

Central Office 

NOTICE 

Bombay , the 31st March 1969 
___ No. 6861 - The following appointment on the Bank s 
staff is hereby notified : 


No. 1 - In exercise of the powers conferred by the pro 
viso to Section 28 of the Reserve Bank of India Act, 
1934, and by virtue of the powers conferred by Sections 
7 and 58 of the said Act and with the previous sanction 
of the Central Government, the Central Board of Direc 
tors of the Reserve Bank of India, have , on the 3rd Feb 
ruary 1969, made the following amendment to the Re 
serve Bank of India ( Note Refund ) Rules , 1935 , 
namely : 


Shri H , C , Sarkar has assumed charge as officiating 
Secretary & Treasurer , Delhi Circle , as from the 
28th March 1969 . 


N . RAMANAND RAO 

Managing Director 


Bombay, the 1st April 1969 


For the existing sub -rulę (i) of Rule 2 , substitute the 
following viz . , 

" ( i) " office of issue " means the office of the Issue 
Department of the Bank at Bombay (Fort ) , Calcutta , 
New Delhi or Madras or the branch of the Issue 
Department of the Bank at Bangalore , Byculla 
( Bombay ) , Kanpur, Nagpur or Patna ,” 


R . K . SESHADRI 
Executive Director 


( Department of Banking Operations and Development) 


SBS, No. 10 / 1969- - It is hereby notified for general in 
formation that in pursuance of clause ( c ) of sub -section 
( 1 ) of Section 25 of the State Bank of India ( Subsidiary 
Banks ) Act, 1959 ( 38 of 1959 ) , the State Bank of India , 
in consultation with the Reserve Bank of India , hereby 
nominatos Shri Baldev Krishan Mehan , New Capital In 
dustries, 105 , Industrial Area , Chandigarh , as a Director 
of the State Bank of Patiala for a term of three years 
from the 1st April 1969 to the 31st March 1972 inclusive 
in place of Sardar Kartar Singh Malhotra , who will cease 
to be a Director from today , 

SBS. No . 11 / 1969 - It is hereby notified for general in 
forination that in pursuance of clause ( c ) of sub -section 
( 1 ) of Section 25 of the State Bank of India ( Subsidiary 
Banks ) Act, 1959 ( 38 of 1959 ) , the State Bank of India , 
in consultation with the Reserve Bank of India , hereby 
nominates Shri Bishamber Das Kapur, 3 , Aurangzeb 
Lane, New Delhi- 11, as a Director of the State Bank of 
Patiala for a period of three years from the 1st April 
1969 to the 31st March 1972 inclusive in place of 
Brigadier Kushalpal Singh, who will ccase to be a Direc 
tor from today , 


Bombay- 1 , the 28th March 1969 
DROD. No. 110 / C . 404 - 69 - In pursuance of sub 
section ( 2 ) of section 36A of the Banking Regulation 

Act , 1949 , the Reserve Bank of India hereby. notifies that 
the Krishnagiri Bank Ltd. , Dowlatabad ( Krishnagiri ) has 
censed to be a banking company within the meaning of 
the said Act. 


M . S . NADKARNI 

Chief Officer 
( Banking Operations ) 


R . K . TALWAR 

Chairman 


214 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1969 (CHAITRA 22 , 1891 ) 


(PART III - .SEC . 4 


try 


M 


. 


- 


- 


. - 


. - 


. 


STATE BANK OF PATIALA 

NOTICE 

Patiala , the 1st April 1969 
SBP No. 67 — The undernoted transfers and changes in 
the posting of Bank s staff arc hereby notified : -- - 

1 . Shri S . P . Aggarwal , Officer Grade C , officialed as 
Accountant. Delhi branch as from the commencement of 
business on thc 10th March to the commencement of 
business on the 15th March , 1969 vice Shri Chamun Lal, 
Officer Grade B . 

2 . Shri Chaman Lal, Officer Grade B , officiated as 
Manager Delhi branch as from the close of business on 
the 3rd March to the commencement of business on the 
7th March , 1969 vice Shri J, S . Malhotra , Officer Grade 
A . 

K . SUBRAMANIAN 

General Manager 


10 . Shri D . Bommiah , 

General Secretary , 

T . V . S . Workers Unlon , 

Madurai. 
11 . Shri R . Samivel , 

Secretary , Madurai Gencral Workers Union , 
22 , Sangeetha Vinayagar Koil Street, 

Madurai, 
Under Regulation 10 - A ( 1 ) (f) : . 
12 . The Manager , 

Local Office , 
EȘI Corporation , 
Madurai , 

. . . . Secretary 

(By Order ) 
K . C , AGGARWAL 

Regional Director 


New Delhi, the 26th March 1969 
No, INS.1 -22 (1 )-1 /69 (11)- - In exercise of the powers confer 
red by sub -regulation ( 1 ) of Regulation 5 of the Employees 
State Insurance (General) Regulations, 1950 , the Director 
General has determined that in the areas specificd in the Schedule 
given below the first contribution and first benefit periods for 
Sets A , B and C shall begin and end in respect of persons in 
ingurable employment on the appointed day of midnight of 
29th March , 1969 as indicated in the table given below : 


First Contribution period 


First benefit period 


Begins on Ends on Begins on Ends on 
midnight of midnight of midnight of midnigh of 


1 - T . . 


29 - 3 - 69 
29-3 -69 
29-3 -69 


20 - 7 -69 
27 -9-69 
31-5-69 


27 - 12 -69 
27- 12-69 
27- 12 -69 


25. 4 - 70 
27 -6 - 70 
28 -2. 70 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- 


.. . . 


. . . . 


u 


- - 


- 


- 


. . - . 


- - 


S . No. 


Name of arca 


Name of 
yillage 


Had 
Başt No. 


Birang 


224 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

Madras- 34 , the 15th March 1969 

MADRAS REGIONAL OFFICE 
No, MR / CO - 3 ( 11 ) / 66 — It is hereby notified that the 
Local Committee , constituted vide this Omce Notification 
No. MR / CO - 3 ( 11 ) / 66 , dated 4 - 8 -66 , for Madurai Aroa 
under Regulation 10 - A of the ESI (General) Regulations , 
1950 has been reconstituted with the following members 
with effect from 15 - 3 -69 . 

Chairman 
Under Regulation 10 - A ( 1) ( a ) : 

The District Medical Officer , 
Madurai @ Dindigul, 

Members 
Under Regulation 10 - 4 ( 1 ) (b ) : 
2 . The Labour Officer , 

Madurai. 
Under Regulation 10 - 4 ( 1 ) ( c ) : 
3 . The Medical Officer Incharge of 

ESI Dispensary , 

Madurai, 
Under Regulation 10 - A ( 1 ) ( d ) : 
4 . Shri K . Muthirilandi, 

Labour Oficer , 
Madurai Mills , 

Madurai. 
5 , Shri Rathinam , 

Personal Officer , 
T . V . S . & Company ( P ) Ltd ., 

Madurai. 
6 . Shri Ramanathan , 

Law Officer , 
Thiagarajan Mills , 

Kappalur . 
7 . Shri M . Thangaraj, 

Machine Section Head , 
Madurai Co -operative Printing Works Ltd ., 

Madurai. 
Under Regulation 10 - 4 ( 1 ) ( e ) : 
8 . Shri P , Subramaniam , 

General Secretary , 
Madurai Dist. Mill Workers Union , 

Madurai. 
9 . Shri Sivasamy, 

General Secretary , 
Dravida Panchalai Thozilalar Munnctra Sangam , 
Madurai. 


Puragpur 


225 


1 . Birang 

( District Jullundur) 
2 . Puragpur 

(District Jullundur) 
3 . Basti Babu Khail 

(District Jullundur) 
4 , Jamalpur Awana 

(District Ludhiana) 
in the State of Punjab , 


311 


Basti Baba 
Khail 
Jamalpur 
Awana 


177 


The 1st April 1969 
NO . INS. I. 22 ( 1 ) - 1 /69 ( 10 ) — In exercise of the powers con 
forred by sub - regulation ( 1 ) of Regulation of 5 the Employees 
Ştate Insurance (General) Regulations, 1950 , tho Director Genc 
ral has deterinined that in the areas specified in the Schedulo 
given below the first ocntribution and first benefit periods for 
Scts A , B and C shall begin and end in respect of persons in 
insurable employinent on the appointed days of midnight of 
29th March , 1969 as indicated in the table given below : 


First Contribution period 


First benefit period 


Begins on Ends on Begins on Ends on 
midnight of midnight of midnight of midnight of 


29 - 3- 69 
29 - 3 - 69 
29 -3 -69 


20 - 7 - 69 
27- 9 -69 
31-5 -69 


27 - 12 - 69 
27 - 12 -69 
27 -12 -69 


25- 4 - 70 
27- 6 -70 
28 -2- 70 


PART III — Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1969 (CHAITRA 22 , 1891 ) 


215 


W 


. 


. 


SCHEDULE 
(i) Municipal limits of Surat Municipal Corporation , Chorasi 

Taluka , District Surat. 
(ii) Nanavaracha village of Chorasi Taluka , District Surat 
( iii) Adajan village of Chorasi Taluka, District Surat. 
( iv ) Kepadra village of Chorasi Teluka , District Surat, 
(v ) Karanj village of Chorasi Taluka, District Sural. 
(vi) Utran village of Chorasi Taluka , District Surat. 
(vii) Udhna village of Chorasi Taluka, District Surat. 
(viii ) Katargam village of Chorasl Taluka , District Surat. 
( ix ) Bhestan village of Chorasi Taluka , District Surat . in the 
State of Gujarat. 

B . R . MADAN 
Deputy Insurance Commissioner 


AIR - INDIA 
AIR - INDIA EMPLOYEES (MISCELLANEOUS ) REGULATIONS 

No. GM / 58 - 19 - In exercise of the powers conferred 
by section 45 of the Air Corporation Act, 1953 ( 27 of 
1953 ) , and with the previous approval of the Central 
Government, Air India hereby makes the following regu 
Jations further to amend the Air - India Employees (Mis 
cellaneous Loans ) Regulations, 1966 , namely : 

1 . These regulations may be called the Air -India Em 
ployces (Miscellaneous Loans ) (Amendment ) Regula 
tions, 1969. 

2 . In sub -regulation (3 ) of Regulation 6 of the Air 
India Emplovees ? (Miscellancous Louns ) Regulations , 
1966 , for the figures and words " 41 % per annum " , the 
figures and words " 51 % per annum " shall be substituted . 

R . N , GUNDIL 

Secretary 
AIR -INDIA 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND 

REHABILITATION 
(Department of Labour & Employment) 

Directorate -General of Minas Safety 

Dhanbad , the 28th March 1969 
No. Genl./ 8489 -G - In exercise of the powers confer 
red under Sub -Regulation 2 of Regulation 148 of the 
Metalliferous Mines Regulations, 1961 I , the undersigned , 
horoby require that all persons employed belowground in 
metalliferous mines shall be provided with efficient elec 
tric lamps of a type approved by the undersigned within 
one year of the date of this Notification , 

R . G . DEO 
Director-General of Mines Safety 


DEPARTMENT OF POSTS AND TELEGRAPAS 
Office of the Director General, Posts and Telegraphs 

NOTICE 
New Delhi, the 26th March 1969 
No. 25 / 4 / 69 -LE - Postal Life Insurance EA / 50 Policy 
No. 60705 - C , dated 10 - 12 - 1954 for Rs. 2 , 000 / - held by 
Shri Ballavananda Mishra having been lost from tho de 
partmental custody , notice is hereby given that the pay 
ment thereof has been stopped . The Deputy Director , 
Postal Life Insurance , Calcutta , has been authorised to 
issue a duplicate policy in favour of the insurant. The 
Public are hereby cautioned against dealing with the 
original policy . 

V . E . ARUNACHALAM 
Director ( PLI & C 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969 


